SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
20 जून, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 610 


राँची, बुधवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
16 जून , 2018 


संख्या -1/पी०- 101/ 2014 का .- 4423 -- अपर सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री हर्ष मंगला, भा .प्र.से . ( झाः2008) ( अतिरिक्त प्रभार - मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम 
विकास योजना, झारखण्ड, प्रबंध निदेशक, अल्प संख्यक वित्त विकास निगम , झारखण्ड एवं कारा 
महानिरीक्षक , झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मंगला अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर निदेशक (प्रशासन), राजेन्द्र 
इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (रिम्स ), राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 610 -- 50 


